रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 


. 


सम्पमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग II -- खण्ड 3 - -- उप - खण्ड ( i ) 
PART I -- Section 3 - Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 290 ] 
No. 2901 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 28 , 1999 / ज्येष्ठ 7 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 28 , 1999 / JYAISTHA 7, 1921 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मई, 1999 
का . आ . 392 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 80 ठ की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
. का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एसद्वारा उपयुक्त खंड के प्रयोजनार्थ 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 ( 1964 का 18 ) की 
धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , मुम्बई 
द्वारा जारी किए गए अपने फलैक्सि बाँड - 4 श्रृंखला के पब्लिक इश्यू में 
निम्नलिखित बाँडों को विनिर्दिष्ट करती है : ... 

(i) प्रत्येक पांच हजार रुपए के अंकित मूल्य के आई. एफ . आर. 
000001 से 2323135 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक रेग्यूलर इन्कम बाँड ; 

(ii ) प्रत्येक पांच हजार रुपए के अंकित मूल्य के आई. एफ , जी . 
3000001 से 3135980 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक ग्रोइंग इन्ट्रैस्ट बाँड्स ; 

(iii ) प्रत्येक पांच हजार रुपए के अंकित मूल्य के आई. एफ. ई. 
5000001 से 5021078 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक एजुकेशन बाँड्स । 
[ अधिसूचना सं.10945 / फा. सं. 178 /19/ 99 - आई. टी. ए. -1] 

समर भद्र , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th May , 1999 
S . 0 . 392( E ).---In exercise of the powers conferred by 
clause (ii ) of sub - section ( 1) of section 80L of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
specifies: 

(i) the Industrial Development Bank of India Regular 
Income Bonds bcaring distinctive numbers IFR 000001to 
2323135 of the face value of rupees five thousand each ; 

( ii ) the IndustrialDevelopmentBank of India Growing 
___ Interest Bonds bearing distinctive numbers IFG 3000001to 
3135980 of the face value of rupees five thousand each ; and 

( iii) the Industrial Development Bank of India 
Education Bonds bearing distinctive numbers IFE 5000001to 
5021078 of the face value of rupees five thousand each , 
issued by the Industrial Development Bank of India, Mumbai, 
a Corporation established under section 3 of the Industrial 
Development Bank of India Act of 1964 (18 of 1964), in its 
public issue of bonds in Flexibond -4 series , for the purposes 
of the said clause. 
Notification No . 10945 / F. No . 178 /19 / 99- ITA-I ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 


1599 GI/ 99 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapurl, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


